रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सामेबजगले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


1 90 


सं . 280 ] 
No. 280 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 5 , 2014 / माघ 16 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5 , 2014 / 

MAGHA 16 , 1935 


NEW DELHI,WEDNE 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2014 
का . आ . 338 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 2776 ( अ), तारीख 14 सितम्बर , 2013 जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर 
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 के 115.000 कि . मी . से 169.600 कि . मी. ( रायबरेली - जौनपुर सेक्शन ) तक के 
भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 
1 अक्टूबर, 2013 को "हिन्दुस्तान " और " टाइम्स ऑफ इण्डिया दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है; 

__ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3घ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
501 GI/ 2014 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 के 115.000 कि . मी. से 169.600 कि . मी. तक ( रायबरेली - जौनपुर सेक्शन) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्षेत्रफल 


संख्या 


क्रम | जिले | तालुक / | गांव का | सर्वेक्षण | भूमि | भूमि की 
का 

तहसील नाम । संख्या का । प्रकृति 
नाम का नाम 

प्रकार 


(वर्गमीटर | (हैक्टेयर | भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


में ) 


3 


4 


| 2 
1 | जौनपुर 


5 
| 958 


6 
निजी । 


7 
खेती । 


8 
95 


1 


0 . 0095 | भूवर पुत्र नन्हकू स्था . 


इटहरा 


मछली 
शहर 


939 | निजी । 


खेती 


। 


938 | सरकारी 
900 । निजी 


आबादी । 78 
खेती । 269 


0. 0049 | रमाकान्त विन्द , राजेन्द्र प्रसाद विन्द, महेन्द्र 

प्रसाद विन्द, धर्मेन्द्र प्रसाद विन्द पुत्रगण 

बैजनाथ नि .ग्राम 
0. 0078 | राज्य सरकार 
0.0269 | श्यामलाल पुत्र सुखराज नि .ग्राम भैरोपुर , 

शिवचन्द पुत्र रामदेव नि. ग्राम भैरोपुर , 
छटन्की पत्नी रामदेव नि .ग्राम भैरोपुर 


1041 | सरकारी 
1011 | निजी । 

5 सरकारी 


हड़वारी 

खेती 
नाली 


508 | 0 .0508 | राज्य सरकार 
54 0 .0054 | राज्य सरकार 
40 | 0 . 0040 | भूवर, भूलई पुत्रगण भोथा नि . स्था . 
25 0 .0025 | राज्य सरकार 


2 . 
भैरोपुर 

3. 
नौवाडाडी 


202 


निजी 


खेती 


4 . 


283 


निजी । खेती । 


गदाया 


53 | 0 . 0053 | सालिकराम, मनोहर, नोहर पुत्रगण रामलाल 

नि . ग्राम गड़िया 
2630 | 0 . 2630 कन्हैयालाल पुत्र रामप्रसाद नि .ग्राम , 

बंशीलाल, सूर्यलाल, कालूराम, जीतलाल 
पुत्रगण सोनाउ नि0ग्राम, कमला प्रसाद पुत्र 
सीताराम नि . ग्राम , पृथ्वीपाल पुत्र बाबूराम नि . 
ग्राम , भगवानदीन पुत्र महाबल नि . ग्राम , 
रामजस पुत्र भूलई नि. ग्राम, रामलखन पुत्र 
सतई नि. ग्राम, रामशिरोमणिपुत्र भगवानदीन 

नि. ग्राम, बुधिराम पुत्र रामनिहोर नि. ग्राम 
34 0. 0034 तीर्थराज, फत्तेबहादुर , अमरबहादुर पुत्रगण 

पूर्णमासी नि . ग्राम, जवाहरलाल पुत्र 
उदयराज नि. ग्राम, शिवमूरत पुत्र पूर्णमासी 

नि . ग्राम 
122 0 .0122 राज्य सरकार , ख – छोटेलाल पुत्र सितई 

नि . ग्राम 
| 0 . 0306 | राज्य सरकार 


278 | निजी । 


खेती । 


279 | सरकारी | आबादी । 


280 | सरकारी 


नवीन 
परती 


224 | सरकारी 


17 


0. 0017 | राज्य सरकार 


नवीन 
परती 
खेती 


267 | निजी । 


101 


0 . 0101 | अरूण कुमार , किरण कुमार पुत्रगण प्रताप 

बहादुर नि . रामनगर, सुरेन्द्रबहादुर , 
भूपेन्द्रबहादुर, धीरेन्द्रबहादुर, जगदीशबहादुर 
पुत्रगण अमरबहादुर नि . रामनगर, इन्दबहादुर 
पुत्र नरायनपाल सिंह नि . रामनगर, अरूण 
कुमार , किरण कुमार पुत्रगण प्रताप बहादुर 
नि . रामनगर, धर्मेन्द्र प्रताप, शैलेन्द्रप्रताप 
पुत्रगण वीरेन्द्र बहादुर व सुशीला देवी पत्नी 

वीरेन्द्र बहादुर नि. ग्राम 
0 . 0023 | राजमूर्ति पुत्र पंचमराम नि . ग्राम 

गोविन्ददासपुर , राजकिशोर पुत्र सियाराम नि . 

ग्राम गोविन्ददासपुर 
0. 0092 राकेश कुमार पुत्र श्रीनाथ, श्रीमती 

राजकुमारी पत्नी स्व0 श्रीनाथ नि . ग्राम , 
दीपक , संदीप पुत्रगण अशोक व श्रीमती 
नीलम पत्नी स्व० अशोक नि . ग्राम 


खेती । 


23 


5. 879 - निजी । 
जयपाल 

पुर 
गोविन्दासपु 241 | निजी । 


खेती । 


92 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


105 


0 


। 


खेती 


242 सरकारी नवीन । 

| 0 . 0105 | राज्य सरकार 
परती 
325 | निजी । खेती । 276 0 .0276 | राजाराम , उमाशंकर, दयाशंकर, हरिशंकर 

रमाशंकर पुत्रगण बाबूलाल नि .ग्राम 
जयपालपुर , बबनी पत्नी बाबूलाल नि .ग्राम 

जयपालपुर 
336 निजी खेती । 440 0. 0440 प्रदीप कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण 

रामलखन नि . स्था . 
7 . 265 निजी । खेती । 200 .0020 हीरालाल, कामताप्रसाद, लालताप्रसाद 
अहमदपुर 

पुत्रगण रामस्वरूप नि . ग्राम सरायडिंगुर, 
कथौली 

राजकुमार, विजयकुमार उर्फ बबलू पुत्रगण 

तुलसीराम नि . ग्राम सरायडिगुर 
290 निजी । खेती । । 46 0 . 0046 | रामबहादुर पुत्र रामप्रसाद उर्फ बच्चा स्था . 
303 | निजी । 

115 | 0.0115 | रामलाल, रामआसरे पुत्रगण गिरधारी स्था . 
8. सराय । 477 | सरकारी । आबादी 

213 | 0 . 0213 | राज्य सरकार 
रैचन्दा 

478 निजी खेती 123 | 0.0123 | रामअवध पुत्र माताभीख नि . ग्राम अहमदपुर 

कैथौली 
524 | सरकारी बंजर 

0 . 0023 राज्य सरकार 
481 । निजी खेती 

0 . 0049 

सूर्यबली पुत्र सुखी नि .ग्राम अहमदपुर 

कैथोली, संतोष कुमार पुत्र राजाराम नि . ग्राम 
9 . सराय । 534 | निजी खेती 1519 0 . 1519 लालबहादुर , नरसिंह बहादुर पुत्रगण 
डींगुर 

रामबहादुर नि. ग्राम 
535 | निजी । खेती | 1477 

1477 | 0 . 1477 | फतेहबहादुर, जगतबहादुर , रणविजय, इन्द्र 

बहादुर , कृष्ण बहादुर पुत्रगण समर बहादुर 

नि .ग्राम 
10. सतहरिया 42 | निजी | औद्योगिक | 1192 0 .1192 | सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 

43 । निजी | औद्योगिक | 1107 | 0. 1107 | सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 
44 निजी | औद्योगिक | 596 | 0 . 0596 | सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 
45 | सरकारी नाली । 120 0 . 0120 | राज्य सरकार 
84 | निजी | औद्योगिक 473 | 0 . 0473 | सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 
कुल 

12390 1.2390 


| 1510 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013 / एलए / 3( डी ) - नोटिफ / 2013 / पीआईयू - रायबरेली ] 

माया प्रकाश , उप - सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th February , 2014 


S . O . 338 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways number S. O . 2776 (E ), 14th September, 2013 Published in 
Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (ii ) issued under sub -section (I) of Section3A of the 
National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four 
lanning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 231 on the stretch of land from 
km . 115 . 000 to km . 169 .600 (Raebareilly - Jaunpur Section ) in the district of Jaunpur in the state of Uttar Pradesh ; 

Any whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and “ Times of India ” 
both dated 1st October, 2013 under sub -section (3 ) of Section 3A of the said act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the Land to be Acquired with or without structure falling within the stretch of Land from km . 
115.000 to km . 169 .600 (Raebareilly to Jaunpur Section ) on the National Highway No. 231 in the State of Uttar 

Pradesh 


Area 


Serial 
Number 


Name of 

the 
District 


Name of the 
Taluk / Tehsil 


Name of 
the Village 


Survey 
Number 


Type 

of 
Land 


Nature of 

Land 


Hactares 


Square 
Meters 


Name of Land 
Owner / Interested 

Person 


| 


| 


Jounpu 


Machhlisahar 


4 
1. Ithera 


5 
958 


| 6 
Private 


7 
Agriculture 


8 
95 


0 


.0095 


939 


Private 


Agriculture 


49 


0 . 0049 


938 
900 


Govt. Aabadi 
Private | Agriculture 


78 
269 


0 .0078 
.0269 


0 


Bhuvar s / o Nanhku 
R /o Vill. 
Ramakant Vind, 
Rajendrapasad Vind , 
Dharmendra Prasad 
Vind S /o Baijnath R /o 
Vill . 
State Government 
Shyamlal S /o Sukhraj 
R / o Vill., Shivchand 
S /o Ramdev R /o Vill . 
Bhairopur, Chhatanki 
W /o Ramdev R / o Vill . 
Bhairopur 
State Government 
State Government 
Bhuvar , Bhulai S /o 
Bhotha R /o Vill . 
State Government 


508 


873 
1041 
1011 


Govt. 

Govt. 
| Private 


Chak Marg 

Hadwari 
Agriculture 


54 


0 .0508 
0 .0054 
0 .0040 


40 


Govt. 


Drain 


0 .0025 


Bhairopur 
3 . Nove 
Dadi 


202 


Private 


Agriculture 


53 


0 . 0053 


4 . Gadaya 


283 


Private 


Agriculture 


2630 


0 .2630 


Salikram , Manohar , 
Nohar S /o Ramlal R /o 
Vill . Gadiya 
Kanhailal S /o 
Ramprasad R / o Vill. 
Bansilal Suryalal, 
Kaluram , Jeetlal S /o 
Sonau R /o Vill. 
Prithivipal S /o 
Baburam R /oVill., 
Bhagwandin S / 
Mahawal R /oVill., 
Ramjas S /o Bhulai 
R / o Vill.,Ramlakhan 
S / o Satai R /o Vill ., 
Ramsiromani Slo 
Bhagwandin R /o 
Vill., Budhiram S /o 
Ramnihor R / o Vill.. 
Tirthraj, 
Fatehbahadur, 
Amarbahadur S /o 
Purnmashi R / o Vill., 
Javaharlal Slo 
Uadayraj R /o Vill . 
Sivmurat Slo 
Purnmasi R /o Vill. 


278 


Private 


Agriculture 


34 


| 


0 . 0034 


[ 911 II - qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Govt. 


Aabadi 


122 


0 .0122 


State Government, 
Kha- Chhotelal S /o 
Sitai R /oVill. 
State Government 


306 


0 .0306 


224 


Govt. Naveen 

Parti 
Govt. | Naveen 

Parti 
| Agriculture 


17 


0 .0017 


State Government 


Private 


101 


1 


0 .0101 


Arun Kumar, Kiran 
Kumar S /o Pratap 
Bahadur R /oVill. 
Ramnagar, Surendra 
Bahadur, Bhupendra 
Bahadur, Dhirendra 
Bahadur, Jagdish 
Bahadur S /o Amar 
Bahadur R /oVill. 
Ramnagar , Ind 
Bahadur Slo 
Narayanpal Singh 
R /oVill . Ramnagar, 
Arun Kumar, Kiran 
Kumar S /o Pratap 
Bahadur R / o Ram 
Nagar , Dharmendra 
Pratap , Shalendra 
Pratap Slo Virendra 
Bahadur & Susila 
Devi W /o Virendra 
Bahadur R /oVill . 
Rajmurti S / o 
Panchamram R /o Vill . 
Govinddaspur, 
Rajkishor S / o Siyaram 
R / o Vill. 
Govinddaspur 
Rakesh Kumar S /o 
Shrinath R /o Vill. 
Smt. Raj Kumari W /o 
Late Shrinath R /o 
Vill. Deepak , Sandeep 
S /o Ashok & Smt. 
Nilam W /o Late Ashok 
Kumar R /o Vill. 
| State Government 


879 


5 . Jaipal 

Pur 


Private 


Agriculture 


23 


| 0 .0023 


241 


Private 


Agriculture 


| 


92 


6 . Govindas 

pur 


| 


0 . 0092 


242 


Govt. 


1 05 


0.0105 


Naveen 

Parti 
Agriculture 


325 


Private 


276 


0 . 0276 


336 


Private 


Agriculture 


440 


0.0440 


265 


Private 


Agriculture 


20 


0.0020 


Ahmadpur 
Ketholi 


Rajaram , Umashankar , 
Dayashankar, 
Harishankar, 
Ramashankar, S / o 
Babulal R / o Vill. 
Jaipalpur, Babani W /o 
Babulal R /o Vill. 
Jaipalpur 
Pradeep Kumar, Anil 
Kumar S /o Ramlakhan 
R /o Vill . 
Heeralal, 
Kamtaprasad , 
Laltaprasad Slo 
Ramswarup R /oVill. 
Rajkumar, Vijay 
kumar urf Bablu S / o 
Tulsiram R /oVill. 
Saraya Dingur 
Rambahdur s/o 
Ramprasad urf 
Bachcha R /o Vill . 
Ramlal, Ramasre S /o 
Girdhari R /o Vill . 
State Government 


290 


Private 


Agriculture 


46 


0 .0046 


303 


Private 


Agriculture 


15 


0 .0115 


477 


Govt. 


8 . Sarai 
Rechanda 


Aabadi 


213 


| 


0 .0213 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


478 


Private 


Agriculture 


123 


0 .0123 


524 
481 


Govt. 
Private 


Banjar 
Agriculture 


23 
49 


0 .0023 
0 .0049 


534 


Private 


Agriculture 


1519 


0 . 1519 


9 . Sarai 
Dingur 


535 


Private 


Agriculture 


1477 


0 . 1477 


Ramawadh S / o 
Matabhikh 
State Government 
Suryabali S /o Sukhi 
R / o Vill. Ahamadpur 
Kaitholi, Santosh 
Kumar S /o Rajaram 
R /o Vill. 
Lalbahadur, Narsingh 
Bahadur S / o 
Rambahadur R /oVill . 
Fatehbahadur , 
Jagatbahadur, 
Ranvijay , 
Indrabahadur , 
Krishnbahadur S /o 
Samar Bahadur 
R /oVill. 
Sathariya Industrial 
Development 
Authority 
Sathariya Industrial 
Development 
Authority 
Sathariya Industrial 
Development 
Authority 
State Government 
Sathariya Industrial 
Development 
Authority 


10 . 
Sathariya 


42 


Private 


Industrial 


1192 


0. 1192 


Private 


Industrial 


1107 


0 . 1107 


44 


Private 


Industrial 


596 


| 


0 . 0596 


Govt. 
Private 


Drain 
Industrial 


120 
473 


0 .0120 
0 . 0473 


Total 


123901 .2390 


[F . No. NHAI/11013/LA/3 (D )- Notif /2013 /PIU -Raebareilly ] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


